रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002 /99 


REGISTERED NO. D .L. -- 33002/ 99 


- 


- - 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


दिल्ली - राजपन 


सत्यमेव जयले 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 111] 

दिल्ली , सोमवार , जुलाई 4 , 2011 / आषाढ़ 13 , 1933 [ रा. रा. रा. क्षे. दि. सं. 83 
No. 111 ] DELHI, MONDAY , JULY 4, 2011 /ASADHA 13 , 1933 

IN. C. T. D . No. 83 
भाग - IV 

PART -IV . 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 

पर्यावरण एवं वन विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 4 जुलाई , 2011 
फा . सं. आर. 826 /टीओ ( एस )/ टीसी- फिलिंग / 10 - 11/ 1095 - 1103. - जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार 
जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है , 

अतः अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
सरकार 3, 5, 7 और 9 डॉ. बी . डी. मार्ग, नई दिल्ली पर एम. पी . फ्लैट्स के निर्माण हेतु 1.944 हैक्टेयर भूमि के भीतर पड़ने वाले 73 पेड़ों की कटाई 
को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप - धारा ( 3) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अनुसार छूट प्रदान करते हैं : 

1. अमलताश, शीशम, पिलखन, कचनार, कुसुम, पीपल, गूलर, नीम के 5 फुट लम्बे 365 पेड़ों का प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्यकारी 

अभियन्ता, संसद वकर्स डिविजन - 4, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित निर्माण स्थल परिसर के भीतर विनिर्दिष्ट स्थान 

पर किया जाएगा । 
2. आवेदक को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम , 1994 तथा उसके नियमों के अन्तर्गत 

उपबंधों के अनुसार उप - वन संरक्षण ( दक्षिण ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली दिल्ली के पास 2044000 रुपये ( बीस लाख 
चवालीस हजार रुपये मात्र ) की प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी । जिसकी आधी राशि आवेदक द्वारा वृक्षों के संपूर्ण विकास 
किये जाने पर 5 वर्ष उपरांत इसकी संयुक्त वास्तविक जांच कराने पर जारी की जाएगी । 
3. वृक्षों को काटे जाने के पश्चात् प्राप्त लकड़ी दिल्ली नगर निगम के सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु उनके संबंधित कर्मचारियों 

को सौंपी जाए । 
4. उप - वन संरक्षण ( दक्षिण ) इस राशि का 50 प्रतिशत 365 पौधों को लगाने तथा अनुरक्षण पर खर्च करेगा । 
5. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण आगामी मानसून के अंत तक पूरा किया जाएगा । 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

केशव चन्द्रा , सचिव 


2489 DG/2011 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


DEPARTMENAT OF ENVIRONMENT AND FORESTS 

NOTIFICATION 

Delhi, the 4th July,2011 
No. R . 826/ TO (SYTC -Felling/10 -11 /1095- 1103.- Whereas the Government of National Capital Territory of 
Delhi considers it necessary to do so in public interest, 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 , the 
Government ofNationalCapital Territory of Delhihereby exempts an area of 1.944 Ha from the provisions of sub-section (3 ) 
of Section 9 of the said Act for the construction of MP Flats at 3 , 5 , 7 and 9 Dr. B . D .Marg, New Delhi involving removal 
of 73 trees from the construction site subject to the condition that : 

1. The compensatory plantation of 5 feet tall 365 saplings of tree species namely Shisham , Jamun , Pilkhan , 

Amaltas , Peepal, Gular, Neem , Siris , Gilmohar shall be done by the Executive Engineer, Parliament Works 

Division - IV , CPWD , at a specified location preferably within the premises ofthe proposed construction site . 
2. The applicant shall deposit the Security Amount of Rs. 20 ,44 ,000 (Rs. twenty lakh forty four thousand only ) 

with DCF (South ) in the Department of Forests and Wildlife, Government ofNCT of Delhi for ensuring 
Compensatory Plantation in accordance with the provisions made in Delhi Preservation of Tree Act, 1994 
and Rules made thereunder, half of the said amount of which shall be released after 5 years on successful 

establishment of compensatory plantation so raised by the applicant upon its joint physical verification . 
3. The wood obtained after removal of trees shall be handed over to the officials concerned ofMCD for its use 

in public crematoria in Delhi. 
4. The Deputy Conservator of Forests (South ) shall utilize 50 % of the Security Amount in creation and 

maintenance of 365 saplings in his territory. 
5. The compensatory plantation shall be completed by the end of the ensuing monsoon . 
By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, 

KESHAV CHANDRA , Secy. 
गृह -III विभाग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 4 जुलाई, 2011 
सं. फा . 31/ 76 / 2008 / गृह -III विभाग/ 1079. - गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई , 1959 की अधिसूचना 
सं. 27/59 - एच आई ए के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
सरकार के उपराज्यपाल न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में " प्रयोगशाला सहायक (फिंगर प्रिन्टिंग ) " के पद पर 
भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ . - ( 1 ) इन नियमों को प्रयोगशाला सहायक (फिंगर प्रिन्टिंग ) , न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला भर्ती 
नियमावली, 2011 कहा जाए । 

( 2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे । 

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान , — उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के 
साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 2) से (4 ) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु- सीमा, योग्यताएं इत्यादि. - उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य 
मामले उक्त अनुसूची के कॉलम ( 5 ) से (14 ) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे । 

4. अयोग्यता. - ऐसा कोई भी व्यक्ति , -- 

( क ) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या 

( ख) जो एक जीवित पति/ पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है , 
वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत 
अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की 
छूट दे सकेगा । 


PART IV) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


5. शिथिल करने की शक्ति. — जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है , तो वह कारणों को . 
अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों/पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल 
कर सकेंगे । 

6. बचाव. इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वगों के व्यक्तियों के लिए उपर्बोधित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण , आय- सीमा में 
छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

अनुसूची 
न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में “प्रयोगशाला सहायक (फिंगर प्रिन्टिंग ) " 

के पद के भर्ती नियम 
पदनाम 

पदों की वर्गीकरण वेतनमान क्या चयन पद है क्या के . सि. से. (पेंशन ) 
संख्या 

या गैर- चयन पद नियमावली, 1972 के नियम 

30 के अंतर्गत जोड़े गए सेवा 
वर्षों का लाभ ग्राह्य है 


1 * ( एक ) 


लागू नहीं 


नहीं 


प्रयोगशाला सहायक 
(फिंगर प्रिन्टिंग ) 


2007 


सामान्य केन्द्रीय 
सेवा, समूह ग , 
अराजपत्रित , 
अलिपिकीय 


पे बैण्ड - 1 , 
( 5200- 20200 
रुपये ) + ग्रेड पे 
2400 रुपये 


*कार्यभार के 
आधार पर 
परिवर्तनीय 


सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों 
के लिए आयु - सीमा 


सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित 
शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं 


क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों 
के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता 
एवं आयु - सीमा पदोन्नति वाले 
उम्मीदवारों पर भी लागू होगी 


8 


9 


लागू नहीं 


18 से 27 वर्ष 

अनिवार्य : 
( समय- समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी 
या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए ( रसायन ) अथवा समकक्ष 
शिथिलनीय) 

वांछनीय : 
टीप. : आयु सीमानिर्धारित करने के लिए मान्य तारीख मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी स्तर पर रसायन 
वहीं होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के विज्ञान सहित रयायन विज्ञानान्यायिक विज्ञान में मास्टर 
आवेदन - पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी डिग्री अथवा समकक्ष 
लेकिन यह असम , मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, 
मिजोरम, मणिपुर , नागालैंड , त्रिपुरा , सिक्किम , जम्मू 
व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब -डिवीजन , हिमाचल 
प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा 
जिले की पांगी सब -डिवीजन व अंडमान निकोबार 
द्वीप समूह व लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए 
निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है । 


परिविक्षा की अवधि यदि कोई हो तो 


भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या 
पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण 
द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले 
रिक्त पदों का प्रतिशत 


यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा 
भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाना है 


10 


12 


2 ( दो ) वर्ष 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


। यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ? 


वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा 
आयोग का परामर्श लिया जाना है 


14 


ग वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति ( स्थायीकरण के लिए ) 


लागू नहीं 


(i) विभाग का प्रशासनिक सचिव 


— 37727 


(i ) Hafera for Prezi 


- सदस्य 


- सदस्य 


(ii ) अनु. जाति / अनु. जन. समुदाय से संबंधित कोई अधिकारी जो 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उप - सचिव से कम 
रैक का न हो 


HOME-MI DEPARTMENT 


NOTIFICATIONS 

Delhi,the 4th July , 2011 
No. F. 31/76 /2008 /Home- III Deptt./ 1079. - In exercise ofthe powers conferred by the proviso to Article 309 ofthe 
Constitution read with the Government of India , Ministry ofHome Affairs Notification No. F . 27/59 /Him . dated the 13th July, 
1959, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the method of 
recruitment to the post of Laboratory Assistant (Finger Printing) in Forensic Science Laboratory, Government of National 
Capital Territory ofDelhi, namely : 


1. Short title and commencement (1 ) These rules may be called the Laboratory Assistant (Finger Printing ), 
Forensic Science Laboratory, Recruitment Rules, 2011, 


(2) They shall comeinto force on the date of their publication in the DelhiGazette . 

2 .Number of posts, classification and scale of pay. The number of the said post, its classification and the 
scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (4) of the Schedule annexed to these rules. 


3 . Method of recruitment, age limit , Qualifications , etc . The method of recruitment to the said post, age 
limit, qualifications and other matters connected therewith , shall be as specified in columns (5 ) to (14 ) of the said 
Schedule . 


4 .Disqualification No person, 

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 


6 ) Who , having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person , 


shall be eligible for appointment to the said post : 


Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule . 


S. Power to relax. - Where the Government is ofthe opinion that it is necessary or expedient so to do , itmay, by 
order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or 
category of persons. 


6. Saving . Nothing in these rules shall affect reservations , relaxation of age limit and other concessions , 
required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance 
with the orders issued by the Government from time to time in this regard . 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


SCHEDULE 
RecruitmentRules for the post of Laboratory Assistant (Finger Printing ) in the Forensic Science Laboratory, 

Governmentof N .C . T. of Delhi 


Number of 
posts 


Classification 


Name of 
the post 


Scale of pay 


Whether Whether Age - limit for direct 
selection post benefit of recruits 
or non -selection added years 
post 

of service 
admissible 


(5) 
Not applicable 


(6 ) 
No 


Laboratory 
Assistant 
( Finger 
Printing ) 


(3 ) 
1* (One) 2007 General Central 

Subject Service , Group 
to variation " C , Non - 
dependent Gazetted, 
on workload. Non -Ministerial 


Pay Band -1 
(Rs. 5200 
20200) + Grade 
Pay Rs. 2400 


(7) 
18 to 27 years 
(Relaxable for Gover 
ment servants in 
accordance with the 
instructions/orders 
issued by the Gover 
mentof India from time 
to time.) 
Note : The crucial date 
for determinig the age 
limit shall be the closing 
date for receipt of 
applications from 
candidates in India (and 
not the closing date 
prescribed for those in 
Assam , Meghalaya, 
Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur , 
Nagaland , Tripura, 
Sikkim , Ladakh Division 
of Jammu and Kashmir 
State, Lahaul and Spiti 
District and Pangi Sub 
division of Chamba 
District of Himachal 
Pradesh , and Andaman 
and Nicobar Islands 
and Lakshadweep ). 


Educational and other qualifications required for 
direct recruits 


Whether age and educational 
qualification prescribed for 
direct recruits will apply in 
case of promotees 


Period of probation , 
if any 


( 10 ) 
2 years 


Not applicable 


Essential : 
B . Sc. (Chemistry) from a recognized University or its 
equivalent. 
Desirable : 
Master s Degree in Chemistry/Forensic Science with 
Chemistry at B . Sc. level from a recognized University 
or its equivalent. 


2489 DG ) 11 - 2 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


Method of recruitment : Whether by direct recruitment or 
by promotion or by deputation / absorption and percentage 
of the vacancies to be filled by various methods 


In case of recruitment by promotion /deputa 
tion /absorption to be made 


(12 ) 


By direct recruitment 


Not applicable 


If a Departmental Promotion Committee exists , 
what is its composition 


Circumstances in which U .P.S . C . is to 
be consulted in making recruitment 


(13) 


(14) 


Not applicable 


Group " C " Departmental Promotion Committeee (For confirmation ): 

Administrative Secretary of the Department Chairman 
(i) Head of Department concerned 

- Member 
(ii ) An Officer not below the rank of Deputy Secretary 

in the Governmentof N .C . T. of Delhibelonging to 
SC /ST Community 

- Member 


सं. फा . 31 / 75 / 2008 / गृह - III विभाग / 1067, - गृह मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं . 
27/59 - एचआईए के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
सरकार के उप - राज्यपाल न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में " प्रयोगशाला सहायक ( एचआरडी/गुणवत्ता 
नियंत्रण) " के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ . - ( 1 ) इन नियमों को प्रयोगशाला सहायक ( एचआरडी/ गुणवत्ता नियंत्रण ), न्यायिक विज्ञान 
प्रयोगशाला भर्ती नियमावली, 2011 कहा जाए । 

( 2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू समझे जाएंगे । 

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान, उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतनमान इन नियमों के 
साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 2 ) से ( 4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे । 

3. भर्ती पद्धति , आयु- सीमा , योग्यताएं , इत्यादि. - उक्त पद की भर्ती पद्धति , आयु - सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले 
उक्त अनुसूची के कॉलम (5 ) से ( 14 ) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे । 

4. अयोग्यता, ऐसा कोई भी व्यक्ति, 

( क ) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/ पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है ; या 

( ख) जो एक जीवित पति/ पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है , 
वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत 
अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की 
छूट दे सकेगा । 

5. शिथिल करने की शक्ति, - जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है , तो वह कारणों को 
अभिलिखित करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों / पदों को किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंध में से किसी को भी शिथिल 
कर सकेंगे । 

6. बचाव - इन नियमों की किसी भी बात का सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण आयु- सीमा में छूट 
और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


PART IV 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


अनुसूची 
न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में " प्रयोगशाला सहायक ( एचआरडी/ गुणवत्ता नियंत्रण ) " 

के पद के भर्ती नियम 


पदनाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


क्या चयन पद है 
अथवा गैर 
चयन पद 


क्या के . सि . से . (पेंशन ) 
नियमावली, 1972 के नियम 
30 के अन्तर्गत जोड़े गए सेवा 
वर्षों का लाभ ग्राह्य है 


लागू नहीं 


प्रयोगशाला सहायक 
( एचआरडी गुणवत्ता 
नियंत्रण) 


1 * ( एक ) 2007 सामान्य केन्द्रीय 
* कार्यभार के सेवा, समूह ग , 
आधार पर अराजपत्रित , 
परिवर्तनीय । अलिपिकीय 


पे बैण्ड - 1 . 
( 5200 - 20200 ) 
रुपये ग्रेड पे 
2400 रुपये 


सीधी भती वाले उम्मीदवारों 
के लिए आयु सीमा 


सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित 
शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं 


क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों 
के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता 
एवं आयु - सीमा पदोन्नति वाले 
उम्मीदवारों पर भी लागू होगी 


लागू नहीं 


18 से 27 वर्ष 
( समय- समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों 
या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 
शिथिलनीय ) 
टीप : आयु सीमानिर्धारित करने के लिए मान्य तारीख 
वही होगी , जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के 
आवेदन - पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी 
लेकिन यह असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , 
मिजोरम, मणिपुर , नागालैंड , त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू 
व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब -डिवीजन, हिमाचल 
प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा 
जिले की पांगी सब -डिवीजन व अंडमान निकोबार 
द्वीप समूह , लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए 
निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है । 


अनिवार्य : 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी/ 
रसायन/ वनस्पति विज्ञान/ प्राणि विज्ञान सहित 
बीएससी अथवा समकक्ष 
वाछनीय : 
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी/ रसायन / 
वनस्पति विज्ञानाप्राणि विज्ञानान्यायिक विज्ञान/ 
मनोविज्ञान/ जैव प्रौद्योगिकी / आणविक जीव विज्ञान/ 
अनुवांशिकी विज्ञान/ नृविज्ञान/ जीव विज्ञान / जैव 
रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष । 


परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो 


भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या 
पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण 
द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले 
रिक्त पदों का प्रतिशत 


यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा 
भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / 
प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जाना है 


10 


11 


2 ( दो ) वर्ष 


सीधी भर्ती द्वारा 


लागू नहीं 


२५४१06 / 11 - 3 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ? 


वे परिस्थितयाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा 
आयोग का परामर्श लिया जाना है 


13 


14 


लागू नहीं 


- अध्यक्ष 


ग वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति ( स्थायीकरण के लिए ) : 
(i) विभाग का प्रशासनिक सचिव 
( ii ) a fomez 
(iii) 39. ffa /373. r afera ofits full 

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार में उप - सचिव से कम रैक का 
न हो 


- सदस्य 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप - राज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

अजय चगती, अतिरिक्त सचिव 
No. F . 31/ 75 / 2008 /Home- III Deptt./1067. - In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 
Constitution read with the Govermnent of India , Ministry of Home Affairs , Notification No. F. 27/59/Him ., dated the 
13th July, 1959 , the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following rules regulating the 
method of recruitment to thepost of Laboratory Assistant (HRD / Quality Control) in Forensic Science Laboratory ,Goverment 
of National Capital Territory of Delhi, namely : 

I. Short title and commencement. - (1 ) These rules may be called the Laboratory Assistant (HRD /Quality 
Control), Forensic Science Laboratory, Recruitment Rules, 2011 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette . 

2 . Number of posts, classification and scale of pay. The number of the said post, its classification and the scale 
of pay attached thereto shall be as specified in columns (2 ) to (4 ) of the Schedule annexed to these rules. 

3. Method ofrecruitment, age- limit , qualifications, etc . --- Themethod ofrecruitment to the said post, age- limit, 
qualifications and other matters connected therewith , shall be as specified in columns (5 ) to (14 ) of the said Schedule . 

4. Disqualification . — No person . 

(a ) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or 

(6 ) Who , having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person , 
shall be eligible for appointment to the said post : 

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable 
to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from 
the operation of this rule. 

5 . Power to relax . - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do , it may, by 
order and for reasons to be recorded in writing , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or 
category of persons. 

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age- limit and other concessions, 
required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance 
with the orders issued by the Government from time to time in this regard . 

SCHEDULE 
Recruitment Rules for the post of Laboratory Assistant (HRD / Quality Control) in the Fornsic Science Laboratory 

Government of N . C . T. ofDelhi 
Name of Number of Classification Scale of Pay Whether Whether Age - limit for direct 
the post post 

selection post benefit of recruits 
or non 

added years 
selection post of service 

admissible 

(5 ) 
Laboratory 1* One) 2007 General Central Pay Band - 1 Not applicable No 18 to 27 years 
Assistant * Subject Services, Group (Rs. 5200 

(Relaxable for Gover 
(HRD to variation " C , Non 20200) + Grade 

ment servants in 
Quality dependent Gazetted , Pay Rs. 2400 

accordance with the 
Control) on workload . Non -Ministerial 

instructions /orders 
issued by the Govern 
ment of India from time 
to time.) 


PART IVI 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


Note : The crucial date 
for determining the age 
limit shallbe the closing 
date for receipt of 
applications from 
candidates in India (and 
not the closing date 
prescribed for those in 
Assam , Meghalaya , 
Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur, 
Nagaland , Tripura , 
Sikkim , Ladakh Division 
ofJammu and Kashmir 
State . Lahauland Spiti 
Districts and Pangi 
Sub - division of 
Chamba District of 
Himachal Pradesh , 
Andaman and Nicobar 
Islands or Lakshadweep) 


Educational and other qualifications required for 
direct recruits 


Whether age and educational 
qualification prescribed for 
direct recruits will apply in 
the case of promotees 


Period of probation , 
if any 


(10 ) 
2 years 


Not applicable 


( 8 ) 
Essential : 
B .Sc. with Physics/Chemistry/ Botany Zoology from a 
recognized University or its equivalent. 
Desirable : 
Master s Degree in Physics/ Chemistry/Botany Zoology/ 
Forensic Science /Psychology/Biotechnology /Molecular 
Biology/Genetics/Anthropology/Human Biology / 
Biochemistry from a recognized University or its 
equivalent. 


Method of recruitment : Whether by direct recruitment or 
by promotion or by deputation absorption and percentage 
of the vacancies to be filled by various methods 


In case of recruitment by promotion /deputa 
tion/absorption to be made 


( 11 ) 


( 12 ) 
Not applicable 


By Direct Recruitment 


If a DepartmentalPromotion Committee exists , 
what is its composition 


Circumstances in which U .P.S. C .to be 
consulted in making recruitment 

(14 ) 
Not Applicable 


(13) 


Group " C " Departmental Promotion Committeee (For confirmation ) : 

Administrative Secretary of the Department Chairman 
m ) Head of Department concerned 

- Member 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV 


( iii) An Officer not below the rank of Deputy Secretary - Member 

in the Governmentof N . C . T. of Delhi belongingh to 
SC /ST Community 

By Order and in the Name of Lt. Governor of the 

National Capital Territory ofDelhi, 

AJAY CHAGTI, Addl. Secy. 
विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली , 4 जुलाई, 2011 
सं. फा . 6 / 31 / 97 -न्यायिक / पार्ट फाईल / Supt law /799 - 802 . - अद्यतन यथासंशोधित दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 
1970 के नियम 7(1 ) ( क ) के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से श्री राजेश कुमार सिंह 
को दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में नियमित रिक्तियों के लिए अस्थाई आधार पर दिनांक 29 - 10- 2010 से नियुक्त/पदोन्नत करते हैं । 
DEPARTMENT OF LAW , JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS 

NOTIFICATIONS 

Delhi, the 4th july , 2011 
No . F . 6 /31/97 - Judl./Pt. file /Supt law /799 - 802. - la pursuance of the provisions of rule 7 ( 1 / a ) of DelhiHigher 
Judicial Service Rules, 1970 , as amended up to date, the l.t. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in 
consultation with the High Court of Delhi is pleased to appoint promote Mr. Rajesh Kumar Singh to Delhi Higher Judicial 
Service on temporary basisw. e.f. 29 -10 - 2010 against aregular vacancy. 


सं. फा . 27 ( 3 ) / 2003 -न्याय / Supt law / 794 - 798 . - निम्नलिखित को जनता की साधारण सूचना के लिए प्रकाशित किया 
जाता है : 

" विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम , 1987 की धारा - 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कार्यकारी अध्यक्ष 
एतद्वारा दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम , 2002 , में निम्नलिखित संशोधन करते हैं : 
दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम , 2002, विनियम संख्या 9 , में खण्ड ( ज ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्डों को अन्त में जोड़ा 
जाएगा , अर्थात् : 
( क ) उभय लिंगी लोग 2 लाख रुपये से कम वार्षिक आय सहित । 
( ख ) वरिष्ठ नागरिक 2 लाख रुपये से कम वार्षिक आय सहित । " 

माननीय कार्यकारी अध्यक्षादि. वि . से. प्रा. 

के आदेश से 

हस्ता. 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 
के उप - राज्यपाल के नाम से तथा उनके आदेश से , 

आशा मेनन , सदस्य - सचिव 

तरुण सहरावत , अतिरिक्त सचिव 
No. F. 27 (3)/2003 -Judl /Supt law /794 -798.— The following is hereby published for general information of the 
public :- - 

" In exercise of the powers conferred by Section 29A of Legal Service Authority Act, 1987 the Hon ble Executive 
Chairman hereby makes the following amendment to the Delhi Legal Service Authority Regulations, 2002 : 
In the Delhi Legal Service Authority Regulations, 2002, regulation No. 9 , after clause (h ) the following clauses shall 
be added at the end , namely : 
( a) Transgender with an annual income less than Rs. 2 Lacs. 
(b ) Senior Citizens with an annual income less than Rs. 2 Lacs." 

By Orderof the Hon ble 
Executive Chairman /DLSA 

Sd/ 
ASHAMENON , Member Secy . 
By Order and in the Name of Li.Governor of 

National Capital Territory of Delhi, 
TARUN SAHARAWAT. Addl. Secy. 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


